निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 671 ) 


21 ज्येष्ठ 1937 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 11 जून 2015 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 

बिहार, पटना 


- - 


- - - 


- - 


अधिसूचना 

5 जून 2015 
सं0 अ0नि0 05 (11 ) / 2014 / कोर्ट केश - 541 - क्रिमिनल अपील संख्या 191 / 2009 साधु साव बनाम राज्य 
सरकार में दिनांक 25. 02. 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में अपराध के अनुसंधान एवं अभियोजन की गुणवक्ता 
सुनिश्चित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति रिहाई आदेश की समीक्षा हेतु महानिदेशक , 
अभियोजन, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निम्न रूपेण एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाती है: 


I. 


महानिदेशक , अभियोजन 


अध्यक्ष 


बिहार, पटना । 


- 


सदस्य 


पुलिस अधीक्षक (अपराध ) 
अपराध अनुसंधान विभाग 
बिहार, पटना । 
उपनिदेशक ( विधि ) 
अभियोजन निदेशालय 


सदस्य – सचिव 


बिहार, पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 जून 2015 
IV . संयुक्त सचिव 

- सदस्य 
विधि विभाग, बिहार, पटना । 
2. उक्त राज्य स्तरीय समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति आदेश की समीक्षा करेगी । प्रत्येक 
माह में कम से कम एक बार नियमित रूप से बैठक आयोजित करेगी । राज्य स्तरीय समिति दोषमुक्ति आदेशों की 
समीक्षा के पश्चात् यह चिन्हित करेगी कि अपराध के अनुसंधान / अभियोजन संचालन में किस स्तर पर चूक / गलती 
हुई है और यह चूक / गलती जान बुझकर अभियुक्त को बचाने के लिए की गई है अथवा अज्ञानतावश हुई है । यदि 
किसी अनुसंधानकर्ता / अभियोजन पदाधिकारी को गंभीर लापरवाही या किसी प्रकार की त्रुटि या चूक के लिए चिन्हित 
करती है तो ऐसी स्थिति में समिति द्वारा चिन्हित किये गये राजपत्रित पदाधिकारी / राजपत्रित स्तर के 
अनुसंधानकर्ता / अभियोजन पदाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा सक्षम 
अनुशासनिक प्राधिकार / नियंत्री पदाधिकारी को प्रेषित करेगी । राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर संबंधित 
विभाग यथा गृह विभाग / विधि विभाग सुसंगत नियमों के अनुप्रयोजनीय प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक अनुशासनिक 
कार्रवाई करेगी । 
3. अभियोजन निदेशालय द्वारा समय - समय पर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 671- 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


